PARTII 


HARYANA GOVT . GAZ ., FEB. 12 , 1985 ( MAGHA 23, 1906 SAKA ) 


385 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 22 जनवरी, 19845 


क्रमांक 1636 - ज-(I) -84/ 2391.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया में अपनाया गया है और उसमें प्राज त क संशोधन किया है ) की धारा 2( ए)(1 ए) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सोपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती बलवन्त कौर, विधवा श्री नरजन सिंह, गांव नरसीली, 
तहसील नारायणगड़ , जिला अम्बाला , को रबी , 1979 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 
300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई मतों के अनुसार सही प्रदान करते हैं । 


- 


- 


क्रमांक 1654 - ज-( I) -84/2399.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , श्री हरी सिंह, पुत्र श्री महताब सिंह , गांव दुखेड़ी , तहसील अम्बाला , जिला अम्बाला , 

को 
खरीफ़ , 1974 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपय वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में 
दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 30 जनवरी , 1985 


कमांक 50--( II ) -85/3283.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे . हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , श्री नेत राम , पुत्र श्री रामानन्द, गांव खिडवाली, तहसील व जिला रोहतक , को 
रबी, 1973 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर 
सनद में दी गई हतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


क्रमांक 51 - ज-(II )-85/3287.-- श्री प्यारे लाल , पुत्र श्री छोटू राम, गांव पाकसमां , तहसील व जिला 
रोहतक , की दिनांक 4 दिसम्बर , 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 
4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री प्यारे लाल की मुब्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1124- ज-( II) -17/17312, दिनांक 13 फरवरी , 1977, 
तथा 1789- जे-I- 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई यो , प्रब उपको विधवा श्रीमती चान्द कौर 
के नाम खरीफ , 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के पन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


टी ० पार तुली, 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


राजस्व विभाग 


दिनांक 4 फरवरी, 1985 


संख्या 72- वि ० सैल०-85/ 3902. - चुकि हरियाणा के राज्यपाल को संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में 
वणित भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् भूमिहीन /वेवर हरिजनों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा 
प्रार्थिक रूप से करजोर व्यक्तियों को गांव खराजपुर, महमदपुर, शेखपुरा , गोन्दर , धामन हेड़ी, जूण्डला , कतलाहेड़ी, बाकीपुर , 
बीर नारायण, धनौरा जागीर तथा जटपुरा , तहसील करनाल , जिला करनाल में मुफ्त रिहायशी भूखण्ड ( प्लाट ) प्रांबटित करने के 
लिये अपेक्षित हैं , जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अधीन, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग , 
अधिसूचना संख्या 1319-बि ० सेल०-83/ 35689, दितांक 2 नवम्बर , 1983 प्रकाशित की गई है, इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


386 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 12, 1985 ( MAGHA 23, 1906 SAKA) 


[PART I 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 6 के उपबंधी के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिये की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


भूमि को नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन कलैकटर एवं जिला राजस्व अधिकारी , करनाल , जिला करनाल के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र ग्राम 


आयत संख्या खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


क ० 


करनाल 


करनाल 


1 . 


खराजपुर 


6--0 


61/7/2 मिन 
73/9/4 


2 . 


महमदपुर 


7--2 


3. शेखपुरा 


1609 


3-10 


1610 


4--0 


1611 


3--10 


1612 


0--10 


1656 


3--16 


1657 


3--16 


1658 


1--2 


1660 


2--5 


कुल जोड़ 


22 --- 9 


----- 


4. गोन्दर 


200/6 


5--2 


7 


8-0 


8 


8--0 


14 


8 .-- 0 


15/1 


2--8 


कुल जोड 


31 ---10 


5. धामनहेड़ी 


14/12/2 मिन 


0--9 


6. जूण्डला 


193/16/35/2 


2--17 


करनाल 


करनाल 


7. कतलाहेडी 


8--0 


49/25 
50/21 


8--0 


22 


3-12 


7--05 


51/1 

2 
52/5/1 


0--06 


2--18 


5/2 


5--02 


कल जोड 


35-03 


PART 1) 


HARYANA GOVTGAZ., FEB . 12 , 1985 (MAGHA 23, 1906 SAKA ) 


387 


ভিলা 


तहसील 


परिक्षेत्र / ग्राम 


आयत संख्या / खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


ario 


करनाल 


8. arroz 


2/24 


8--0 


7/4 


80 


कुल जोड़ 


16--0 


9. T 7777JOT 


0--19 


4--08 


19/22/1 
22/2 
23 
23/2 


1--08 


1--14 


3 


0-11 


कलेजोड 


9--00 


10. atc 


42,3 fra 


2--10 


11. TCTRT 


13/21/3 


5--04 


go to CT, 


सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 


The 4th February , 1985 


No. 72 SPL - Cell -85 / 3902.- Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land 
described in the specifications below is needed by the Government, at public expense , for a public 
purpose , namely, for free allotment of residential plots to landless/homeless harija is, members of the 
backward classes and economically weaker persons in villages Kharazpur , Mehamadpur , Sheikhpura , 
Gonder , Dhamanheri , Jundla , Kotlaheri, Beer Naraina , Dhanaura Jagir , Baki Pur and Jat pura , 
Tehsil Karnal, District Karnal for which Haryana Government, Revenue Department , notification 
No. 1319- Spl Cell- 83/35689 , dated the 2nd November , 1983 under section 4 of the Land Acquisition 
Act , 1894 has been published , it is hereby declared that the land described in the specifications below 
is needed for the above purpose. 


This declaration is made u der the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 

The plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector 
cum - District Revenue Officer , Karnal, District Karal. 

SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Locality / Village 


Area 


Rectangle No./ 
Khasra No. 


Karnal 


Karpal 


1. Kharazpur 
2. Mehmad Pur 
3. Sheikhpura 


61/1/2 min 
73/9/4 
1609 


K. M. 
6-0 
7-2 
3-10 


388 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 12 , 1985 (MAGHA 23, 1906 SAKA ) 


(PARTI 


District 


Tehsil 


Locality / Village 


Rectaagle No./ 
Khasra Na 


Arca 


Karnal 


Karnal 


1610 
1611 
1612 
1656 
1657 
1658 
1660 


K.M. 
40 
3-10 
0-10 
3--16 
3-16 


25 


Total 


22—9 


4. Gonder 


200/6 


5-2 


7 


8-0 


8 


8-0 


14 
15/1 


8-0 
28 


Total 


31-10 


5. Dhamanheri 


14/12/2 min 


0-9 


6. Jundla 


193/16/35/2 


2-17 


7. Katlaheri 


49/25 


8-0 


50/21 
22 
5171 
2 
52,5 / 1 


8-0 
3—12 
745 
0-6 
2-18 


5/2 


5-2 


Total 


35-03 


8. Baki Pur 


8-0 


2/24 
7/4 


22 


840 


Total 


16 - O 


9 . 


019 


Beer 
Naraina 


19/22/1 
22/2 
23 


4-8 


1-8 


23/2 


1-14 


3 


0-11 


Total 


9-00 


2-10 


42/3 min 


10. Dhanaura Jagir 


13/21/3 


5-04 


11. Jat Pura 


L. C. GUPTA , 
Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department . 


